रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


GOIN 


-:-. 


SALEM 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 17 , 2017 / आश्विन 25 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , OCTOBER 17 , 2017 /ASVINA 25 , 1939 
NEW 


सं . 2930 ] 
No. 2930 


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 9 अक्तूबर, 2017 
का . आ . 3347( अ). — यत:, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग , भारत 
सरकार की अधिसूचना संख्या सां . आ . 4141 ( अ), दिनांक 22 दिसम्बर , 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग- II , 
खण्ड- 3, उपखंड-(ii ) में प्रकाशित एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) ( इसमें इसके बाद उक्त 
अधिनियम के रूप में देखें ) की धारा 3ए की उपधारा (1 ) के तहत जारी , केन्द्र सरकार ने असम राज्य के डिबरूगढ़ जिले में 
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 के भूखंड के किमी . 583. 350 से किमी . 595.822 तक ( डेमो -डिबरूगढ़ सेक्शन ) के हिस्से में निर्माण 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण , प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना की अनुबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि के अर्जन के आशय की घोषणा की । 

और उक्त उक्त अधिनियम की धारा 3ए की उपधारा ( 3) के तहत उक्त अधिसूचना का सार दिनांक 04 जनवरी , 
2017 तारीख को " दैनिक जन्मभूमि " और 04 जनवरी, 2017 को तारीख को “ असम ट्रिब्यून” में प्रकाशित किया गया है । 

एवं यत : सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार के आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं । 

एवं यतः, उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार को 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । 

अब, अत:, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद एवं उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (1 ) 
के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
पूर्वोक्त उद्देश्य हेतु अर्जित की जानी चाहिए । 


कार 


6269 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और इसके आगे, उक्त अधिनियम की धारा 3 ( डी ) की उपधारा (2) के अनुसरण में , केन्द्र सरकार एतदद्वारा यह 
घोषणा करती है कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी प्रकार की 
बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से केन्द्र सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर किमी. 583. 350 से किमी . 595. 822 ( डेमो-डिबरूगढ़ सेक्शन ) तक भूमि के 

हिस्से में आने वाली इमारत सहित या उसे छोड़कर अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 
क्र .सं जिला तालुका/मौजा गांव का । सर्वे संख्या भूमि - भूमि क्षेत्रफल | स्वामी का नाम/ पट्टेदार का 
का नाम | का नाम । नाम दाग | पट्टा का | की | हेक्टेअर | 

नाम 
| सं . सं . प्रकार | प्रकृति में 
2 

___ 4 5 6 7 8 
__ ( 1) ( 1 ) मनकाटा 1. 367 44 | पी. पी . कृष्ट | 0. 116 | 1 . श्रीमती बिराबती 
डिबरुगढ़ धारबंधिचूक 

गोगोई, पत्नी लेट गणेश, 
झारुअ गाँव 

2. श्री . उमा कांता गोगोई, 
3. श्री . गिरी गोगोई , 
4 . श्री . केशब गोगोई , पुत्र 

लेट श्री . गणेश गोगोई 
368 | 55 | पी . पी . | कृष्ट | 0. 119 1. श्री . सड़क अली, 

2. श्री . सौकत अली , 
3. श्री . लियाकत अली पुत्र 
लेट श्री . सराफत , 
4. श्री . ताफिकुइल हुसैन 
पुत्र लेट श्री. ताफिकुइल 
हुसैन पुत्र लेट श्री . सोरिफुल , 
5 . श्री . महताब हुसैन पुत्र 

लेट श्री . सोरिफुल 
369 33 | पी . पी . | कृष्ट 0. 068 | 1. श्री . पुस्पंधर खटिया पुत्र 

श्री . अमाजुर 
2. श्री . सैफुदीन अहमद पुत्र 
श्री . एयेर उद्दीन 
3. श्री . तोफुकुइल हुसैन पुत्र 
श्री . सोरिफुल 
4 . श्री . ज्ञानदीप गोगोई पुत्र 
श्री . केशब चन्द्र 
5. श्री . खगेन गोगोई पत्र 
लेट श्री . बदन गोगोई 
6. श्रीमती समिन सिंह पत्नी 
लेट श्री . नंदेस्वर 
7. श्री . अरुन गोगोई पुत्र 

लेट श्री . नंदेश्वर 
386 | 81 पी . पी . कृष्ट 0. 165 | 1. श्री . जोती दुवारह 

2. श्री . कनाकेस्वर दुवारह 
पुत्र लेट श्री . गुलेस्वर 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्र . सं 


जिला तालुका/ मौजा गांव का । सर्वे संख्या भूमि | भूमि | क्षेत्रफल | स्वामी का नाम/पट्टेदार का 
का नाम का नाम नाम दाग | पट्टा का | की | हेक्टेअर 

नाम 
सं . | सं . प्रकार | प्रकृति में 

3. श्री . कालेश्वर दुवारह पुत्र 
श्री . भक्ति 
4. श्री . दीप्खानता दुवारह 
5 . श्री . मानिक दुवारह 
6. श्री बिमल दुवारह पुत्र 

श्री . हिम्बेस्वर वारह 
38782 | पी . पी . | बोस्ती | 0. 070 1. श्री . सुसन दुवारह 

2. श्री . मुहीम दुवारह 
3. श्री . सदानंद दुवारह पुत्र 

श्री . धनओय दुवारह 
407 | 128 | पी . पी . | कृष्ट 0 . 177 1. श्री . महेश्वर गोगोई 

2. श्री गोनेश चन्द्र गोगोई 
3. श्री पुर्नाधर गोगोई 
4. श्री बोलुरम गोगोई 
5. श्री . कोमल च . गोगोई 
6. श्री . लाखेस्वर गोगोई 
7. श्री . नारेस्वर पुत्र 
बोनोमाली 
8 . श्री . रोमेश गोगोई 
9. श्री . प्रोदिप गोगोई 
10. श्री सुनील गोगोई 
11. श्री . लुकु गोगोई पुत्र 
श्री . होरुकन 
12. श्री. नंदराम गोगोई 
13. श्री . थानु गोगोई 
14. श्री . तरुण गोगोई पुत्र 
श्री . कमलेश्वर 
15. श्रीमती लाकिप्रोवा 
गोगोई पत्नी लेट श्री . 

कमलेश्वर 
40895 | पी . पी . कृष्ट | 0. 124 1. श्री . उमेश गोगोई 

2. श्री . अमूल्य गोगोई 
3. श्री रोबिन गोगोई पुत्र 
श्री . निलाम्बोर 
4. श्री . सिलें गोगोई 
5. श्री . पूर्ण कांता गोगोई 
6. श्री . सरत गोगोई 
7. श्री . अपुर्बो गोगोई पुत्र 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


क्र . सं 


जिला तालुका /मौजा गांव का 
का नाम का नाम 

नाम 


सर्वे संख्या 
दाग पट्टा 
सं . सं . 


भूमि भूमि | क्षेत्रफल 

हेक्टेअर 
प्रकार | प्रकृति में 


स्वामी का नाम / पट्टेदार का 

नाम 


का 


409 | 110 पी . पी . | कृष्ट | 0. 024 


श्री . तुलेस्वर गोगोई 
1. श्री . बिस्तुधर गोगोई 
2. श्री . रमाकांत गोगोई 
3. श्री . राजा नाथ गोगोई 
पुत्र श्री . भर्नाथ 
1. श्री . हिम्बेस्वर गोगोई 
2. श्री . निरंजन गोगोई 
3. श्री . रंजन गोगोई पुत्र 
लेट श्री . उमाकान्त गोगोई 


2. निज 
खानिकर 


173 | 3 | पी . पी . | कृष्ट | 0. 009 


कुल 


0 . 872 


[ फा. सं . एनएचआईडीसीएल/ असम/ डिब . बाईपास/ एलए / 3डी/0.872/ 2017] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 9th October, 2017 
S . O . 3347 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road 
Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S . O . 4141( E ), dated 22. 12 .2016 
published in Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub -section ( 1) of section 3A of 
the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared 
its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four 
laning, etc .), maintenance , management and operation of National Highway No 37 on the stretch of land from 
Km . 583 .350 to Km . 595 .822 (Dibrugarh By-pass Section ) in the District of Dibrugarh , in the State of Assam 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ The Assam Tribune” dated 
04 .01. 2017 and in the “ The Dainik Janambhumi” dated 04 .01.2017 ; under sub - section ( 3 ) of section 3 (A ) of the said 
Act; 

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub- section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of land to be acquired , with or without structure , falling within stretch of land from km . 583 . 350 to 

km . 595. 822 (Dibrugarh By -pass Section ) on the National Highway No . 37 in the State of Assam . 
Name of | Name of 

Survey 
| Name of 

Number Type of 
the Taluk / the 

Nature of Area Name of the land Owner / 
District 

Village 
Mouza Dag Patta land 

( in Ha.) 

Interest person 
No . 

6 | 
(1 ) ( 1 ) (1 ) 367 | 44 

| Cultivated | 0. 116 1. Smti Birabati Gogoi , 
Dibrugarh Mancotta Gharbandi 

W/ o Late Ganesh, 
Khanikor Chuk Jarua 

2 . Sri Uma Kanta Gogoi, 


the 


Land 


No . 


8 


P . P 


[ 971 II - 2005 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Name of 

the 
District 


Nature of 


No. 


Name of 
the Taluk / 
Mouza 


Name of 

the 
Village 


Survey 

Number 
Dag Patta 
No . No. 


Type of 

land 


Area 
( in Ha.) 


Name of the land Owner/ 

Interest person 


Land 


2 


6 


7 


8 


368 


55 


P.P 


Cultivated 


0.119 


369 


33 


P .P 


Cultivated 


0 . 068 


386 


81 


P . P 


Cultivated 


0 . 165 


3 . Sri Girin Gogoi, 

4 . Keshab Gogoi , 

S /o Late Ganesh Gogoi 
| 1. Sri Sadak Ali, 

2 . Sri Saukat Ali, 
3. Sri Liyakat Ali 
S /o Late Sarafat, 
4 . Sri Tafiquil Hussaain , 
S /o Late Soriful, 
5 . Sri Mahtab Hussain , 
S /o . late Soriful 
1. Sri Puspandhar khatia , s/o 
Amajur , 
2 . Sri safiuddin Ahmed , 
S /o Eyer Uddin , 
3. Sri Tofuquil Hussain , 
S /o soriful, 
4 . Sri Gyandeep Gogoi, 
S /o Kashab Chandra , 
5 . Sri Khagen Gogoi, 
s/o late Badan Gogoi, 
6 . Smit Samim Singh , 
W /o late Tilak , 
7. Sri Arun Gogoi , 
S /o Late Nandeswar. 
1 . Sri Jotin Duwarah , 
2 . Sri Kanakeswar Duwarah , 
S /O Late Guleswar , 
3 . Kaleswar Duwarah , 
S /o Bhakti, 
4 . Sri Sri Deepkhanta Duwarah , 
5 . SriManik Duwarah , 
6 . Sri Bimal Duwarah 
S /o Himbeswar Duwarah 
1 . Sri Suson Duwarah 
2 . SriMuhim Duwarah 
3 . Sri Sadanand Duwarah S /o 
Dhananjoy Duwarah 
1 . Sri Maheswar Gogoi 
2 . Sri Gonesh Chandra Gogoi, 
3. Sri PurnadharGogoi 
4 . Sri Boluram Gogoi 
5 . Sri Komal Ch. Gogoi, 
S / o Joydrath 
6 . Sri Lakheswar Gogoi 
7 . Sri Nareswar Gogoi, 
Slo Bonomali 
8 . Sri Romesh Gogoi 
9 . Sri Prodip Gogoi 
10 . Sri Sunil Gogoi, 
11. Sri Luku Gogoi, 
S / o Horukan 
12 . Sri Nandaram Gogoi 
13 . Sri Thanu Gogoi, 


387 


82 


| 


P . P . 


Basti 


0 .070 


407 


128 


P .P. 


Cultivated 


0 .177 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Name of 


Name of 

the 
District 


the 


Survey 

Number 
| Dag Patta 
No. No. 

5 


Name of 
the Taluk / 
Mouza 

3 


Type of 
land 


Nature of 

Land 


Area 
(in Ha.) 


Name of the land Owner/ 

Interest person 


ZO 


| Village 

4 


6 


7 


8 


408 


95 


P.P 


Cultivated 


0.124 


14 . Sri Tarun Gogoi, 
S /o Kamleswar 
15. Smti Lakiprova Gogoi, 
W /o late Kamleswar 
1. Sri Umesh Gogoi 
2 . Sri Amulya Gogoi 
3. Sri Robin Gogoi , 
S /o Nilambor, 
4 . Sri sailen Gogoi, 
5 . Sri Purna Kanta Gogoi 
6 . Sri Sarat Gogoi 
7. Sri Apurbo Gogoi, 
S /o Tuleswar Gogoi 
1. Sri Bistudhar Gogoi 
2 . Sri Ramakant Gogoi 
3 . Sri Raja Nath Gogoi, 
S /o Bharnath 
1. Sri Himbeswar Gogoi 
2 . Sri Niranjan Gogoi 
3 . Sri Ranjan Gogoi, S /o Late. 
UmakantGogoi 


409 | 


110 


| 


P .P 


Cultivated 


0 .024 


173 


3 


P . P 


Cultivated 


0 . 009 


2 . Niz - 
khanikor 


TOTAL 


0 .872 


[F . No. NHIDCL /Assam /Dib .By -pass /LA/3D /0.872 /2017] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date : 2017.10 .18 14:20 :22 
+05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


